सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 चैत्र , 1938 ( श० ) 


संख्या - 183 


राँची, गुरुवार , 


23 मार्च, 2017 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


संकल्प 

शुद्धि पत्र 
16 जनवरी, 2017 


संख्या-5/ आरोप- 1-93/ 2015 का . 481 -- श्री सत्य प्रकाश, झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 852 /03, गृह जिला- राँची), जिला पंचायत राज पदाधिकारी , चतरा के विरूद्ध इनके 
द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन , 2015 के दौरान बरती गई अनियमितता संबंधी 
आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं० -70, दिनांक 3 जनवरी, 2017 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही संचालित की गयी है । उक्त संकल्प के आदेश भाग में श्री सत्य प्रकाश 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 23 मार्च, 2017 
झा०प्र०से० के स्थान पर टंकण गलती के कारण मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० अंकित 
हो गया है । 

__ अतः “ मो० अफताब आलम, झा०प्र०से०" के स्थान पर “ श्री सत्य प्रकाश , 
झा०प्र०से० ” पढ़ा जाय । 

उक्त संकल्प को इस हद तक संशोधित समझा जाय । संकल्प के शेष 
अंश यथावत् रहेगें । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव । 


कारखण्ड राजकीय मुख्यालय संगी दवारा प्रकाशित एव मुन्तिः 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 183 -- 50 


